रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 400 ] 
No. 400 ] 


dw 


yeyjar 

P 


; 


सत्यमेव जयते 

का 


590 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 27012023-243236 


CG - DL - E - 27012023-243236 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


का.आ. 414 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3978 दिनांक 23 अगस्त 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग क्रमांक 752 डी ( पुराना 148 एन . जी . ) के कि.मी. 97.500 से कि.मी. 117.00 तक ( उज्जैन गरोठ ग्रीनफिल्ड 
अलाइनमेंट ) के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 25 , 2023 / माघ 5 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 25 , 2023 / MAGHA 5 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2023 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 06 सितंबर 
2022 " को " दैनिक भास्कर " और " फ्री प्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 डी ( पुराना 148 एन . जी . ) के कि.मी. 97.500 से 
कि.मी. 117.00 तक ( उज्जैन गरोठ ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंट ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना 
रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 

जिले का नाम : मन्दसौर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


2 


3 


LO 


5 


1 


166 


तालुक का नाम : सुवासरा 

गांव का नाम : अंत्रालिया 


272/2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


336 


596/1 


2 


604/2 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


4 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


असिंचित 


भूमि का 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.35 


0.15 


0.05 


0.05 


0.02 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


मांगीलाल , भागीरथ , सत्यनारायण पिता 
| रतन व सरतानबाई बैवा रतन 

( 166 ) 


महेशकुमार , उदिया पिता रमेशचंद्र 

| महाजन निवासी गरोठ 

( 272/2 ) 


कचरू बापू पिता कालु 

( 336 ) 


प्रभुलाल पिता किशन हिस्सा 47 / 82 , 
भाग व सीमा पति मुकेश मांदलिया 
आशीष पिता दिनेशचंद्र 35/82 भाग 
( 596/1 ) 


पनामा विंड एनर्जी कृष्ण प्रा लि रजि . 
पता पुणे हा मु मंदसौर 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


749 


गांव का नाम : ढाबलादेवल 


128/1 


142/1 


177/2 


177/3 


निजी 


2210 


निजी 


485/2 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : घसोई 


निजी 


निजी 


| 2211 / 1min - 2 निजी 


निजी 


गांव का नाम : पिपलिया 


157/1/2/2 निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.1 


0.26 


0.16 


0.14 


0.07 


0.1 


0.29 


0.15 


0.087 


( 604/2 ) 

ताहेरा पति खुजेमा बारूदवाला 

( 749 ) 


बालाराम पिता दल्ला 

( 128/1 ) 


धापूबाई बेवा मागू सोजी रमेश लालू 

रकलीबाई धूलीबाइ चन्द्रीबाई लीलाबाई 

| सजनीबाई पिता मागू 

( 142/1/1 ) 


सोहनसिंह मोहनसिंह पिता कृपालसिंह 
जाती राजपूत 

( 177/2 ) 


नरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह 

( 177/3 ) 


प्रदीप कुमार 

ब्राह्मण 

( 2210 ) 


पिता संतोष 


कुमार जाति 


3 


महिपाल सिंह पिता श्यामसिंह जाती 

| सोंधीया राजपूत 

( 2211/1/2/1 ) 


कारूलाल सागूलाल अन्दरलाल देउबाई 

| गूडडीबाई पिता भगवान शान्तिबाई बैवा 

नारायणलाल रामप्रसाद लालू विष्णबाई 
कारीबाई पिता नारायणलाल धापूबाई 
बैवा प्रभूलाल श्यामलाल मजू सजू पिता 
प्रभूलाल 
( 485/2/2 ) 


जोरावरबाई बेवा राघुसिह लालकुंवरबाई 
भगवानसिंह विक्रमसिंह गोरधनसिंह 
पिता राघुसिंह जाती राजपूत निवासी 
हसामदी 

( 157/1/2/2 ) 


4 


15 16/2/2 


16 


17 


675 


18 676/3 


गांव का नाम : सेमलीकांकड़ 


676/1 


19 677/2 


20 678/4 


23 


21 694/3 


24 


22 695 


696/1/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


696/1/3 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


25 696/2/1/1 निजी 


26 696/2/1/3 निजी 


सिंचित 


असिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.09 


0.13 


0.2 


0.14 


0.12 


0.02 


0.7 


0.3 


0.05 


0.03 


0.05 


0.04 


पुरसिंह पिता अनारसिंह जाती राजपूत 
( 16/2/2 ) 


( शासकीय ) 

( 675 ) 


मानकुँवर बेवा नंदराम भवरकुँवर 

कलाकुंवर धापूबाई मनोहरसिंह शंभूसिंह 

रामसिंह पिता नंदराम 

( 676/1 ) 


मानकुँवर बेवा नंदराम भवरकुँवर 

कलाकुंवर धापूबाई मनोहरसिंह शंभूसिंह 

रामसिंह पिता नंदराम 

( 676/3 ) 


| बगतबाई पिता भूवान कारुलाल 

गरवरलाल रमेशलाल शंकारलाल 

सुगनबाई लीलाबाई सोपतबाई पिता 


भूवान 

( 677/2 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


रतनसिंह पिता रामचन्द्र 

( 678/4 ) 


शासकीय 

( 694/3 ) 


शासकीय 

( 695 ) 


| मोहनबाई बेवा उदा बंशीलाल जगदीश 

पिता उदा 

( 696/1/1 ) 


मोहनबाई बेवा उदा बंशीलाल जगदीश 

पिता उदा 

( 696/1/3 ) 


रमेश पिता राघु 
( 696/2/1/1 ) 


रमेश पिता राघु 

( 696/2/1/3 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


27 


28 696/2/2/3 


29 696/3/1 


30 


31 


32 


34 


35 


36 


33 708/1/1 


37 


696/2/2/1 


38 


40 


696/3/3 


41 


697/1 


697/3 


708/2 


709/1/1 


709/1/3 


709/2 


39 719 


710/1 


720/1 


721/1 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : तरनोद 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


असिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.04 


0.04 


0.06 


0.04 


0.1 


0.21 


0.1 


0.2 


0.14 


0.24 


0.05 


10.25 


0.11 


0.05 


0.05 


नानुराम पिता राघु 
( 696/2/2/1 ) 


नानुराम पिता राघु 

( 696/2/2/3 ) 


वरदा पिता अमरा 

( 696/3/1 ) 


वरदा पिता अमरा 

( 696/3/3 ) 

दयाराम पिता भगवान 

( 697/1 ) 


| दयाराम पिता भगवान 

( 697/3 ) 


| श्रीपालसिंह पिता गोपालसिंह 

( 708/1/1 ) 


दशरथ सिंह पिता गोपाल सिंह 

( 708/2 ) 


मदनसिह पिता भगवानसिह 

( 709/1/1 ) 


मदनसिह पिता भगवानसिह 

( 709/1/3 ) 


संतोषकुँवर विद्याकुँवर पिता भगवानसिह 

( 709/2 ) 


सूरज पिता शंकर 

( 710/1 ) 


( शासकीय ) 

( 719 ) 


जुमनाबाई डबल्यू / ओ युसुफ अली 

( 720/1 ) 


5 


रंगलाल पिता दुलानाथ 

( 721/1 ) 


6 


42 1202 


43 666 


44 668 


45 


46 


669 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


1700 / min - 2 निजी 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


कुल 


0.1 


0.009 


0.01 


0.01 


0.01 


5.666 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


कालु पिता रेहमान व कल्ला धापु रईसा 
पुत्रिया रेहमान 

( 1202 ) 


गोरधनसिंह पिता कालुसिंह जाती 

सोंधिया राजपूत निवासी तरनोद 
( 666 ) 


गोपालसिंह पिता तोफानसिंह जाती 

सोंधिया राजपूत निवासी तरनोद 
( 668 ) 


कालु सिंह पिता भगवान सिंह जाति 
सोंधिया राजपूत निवासी तरनोद 
( 669 ) 


करणबाई बेवा कानसिंह कालुसिंह पिता 

कानसिंह जाती सोंधिया राजपूत निवासी 

तरनोद 

| ( 700/2 ) 


[ फा . सं . NHAI \ PIU \ Ujjain \ LA Notification \ 2019 \ 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 25th January , 2023 

S.O. 414 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , 3978 ( E ) dated 23 August 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH752D ( Old 148 NG ) on the stretch of land from Km 97.500 to Km 117.00 ( Ujjain Garoth Greenfield 
Allignment ) in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar " and " Free Press ” 
both dated 06 September 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 

SCHEDULE 


State : MADHYA PRADESH 

Sr. 
No. 


1 


2 


3 


+ 


5 


6 


7 


8 


9 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH752D ( Old 148 
NG ) on the stretch of land from Km 97.500 to Km 117.00 in the district of Mandsaur in the State of 
MADHYA PRADESH 


10 


11 


12 


Survey 
Number 


166 


Taluk : Suwasara 

Village : Antraliya 


272/2 


336 


596/1 


604/2 


749 


128/1 


142/1 


177/2 


2 


177/3 


Village : Ghasoi 


2210 


Type of Land 


Village : Dhabladewal 


2211 / 1min - 2 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


District : Mandsaur 

Nature of 
Land 


4 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Non Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


0.35 


Area in 
Hectare 


0.15 


0.05 


0.05 


0.02 


0.1 


0.26 


0.16 


0.14 


0.07 


0.1 


0.29 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Mangilal , Bhagirath , Satyanarayan S / o 
Ratan and Sartan Bai Widow Ratan 

166 


Maheshkumar , Udiya S / o 

Rameshchandra Mahajan Niwasi 


Garoth 

272/2 


Kachru Bapu S / o Kalu 

336 


Prabhulal S / o Kishan Hissa 47/82 , 
Seema husband Mukesh Mandalia 
Ashish S / o Dineshchandra Hissa 35/82 
596/1 


Panama Wind Energy Krishna Pvt . Ltd. 
Registered Add Pune Ha . Mu . 

Mandsaur 

604/2 


Tahera W / o Khujema Barudwala 
749 


7 


Balaram S / o Dalla 

128/1 


Dhapubai Widow Magu Soji Ramesh 
Lalu Raklibai Dhulibai Chandribai 
Leelabai Sajnibai D / o Magu 
142/1/1 


Sohansingh Mohansingh S / o 

Kripalsingh Jati Rajput 

177/2 


Narendra Singh S / o Amar Singh 

177/3 


Pradeep Kumar S / o Santosh Kumar Jati 
Brahmin 

2210 


Mahipal Singh S / o Shyam Singh Jati 
Sondhia Rajput 
2211/1/2/1 


8 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


22 


23 


485/2 


Village : Piplya 


157/1/2/2 


16/2/2 


27 


675 


676/1 


676/3 


21 694/3 


Village : Semlikankad 


677/2 


678/4 


695 


696/1/1 


24 696/1/3 


25 696/2/1/1 


26 696/2/1/3 


696/2/2/1 


28 696/2/2/3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


29 696/3/1 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Non Irrigated 0.13 


Irrigated 


Irrigated 


Non Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


0.15 


Irrigated 


0.087 


Irrigated 

Irrigated 


0.09 


Non Irrigated 0.3 


0.2 


0.14 


0.12 


0.02 


0.7 


0.05 


0.03 


0.05 


0.04 


0.04 


0.04 


0.06 


Karulal Sagulal Andarlal Deubai 
Guddibai D / o Bhagwan Shantibai 
Widow Narayanlal Ramprasad Lalu 
Vishnabai Karibai D / o Narayanlal 
Dhapubai D / o Prabhulal Shyamlal 
Maju Saju S / o Prabhulal 
485/2/2 


Joraavarabaee widow raaghusih laala 
kunvara bai bhagavan singh 
vikramasingh goradhanasingh pita 

raaghusingh Jait Rajput Niwasi 
Hasamadi 

157/1/2/2 


Pursingh S / o Anarsingh Jati Rajput 
16/2/2 


Government 


675 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Mankunwar Widow Nandram 
Bhavarkunwar Kalakunwar Dhapubai 
Manohar Singh Shambhu Singh Ram 
Singh S / o Nandram 

676/1 


Mankunwar Widow Nandram 
Bhavarkunwar Kalakunwar Dhapubai 
Manohar Singh Shambhu Singh Ram 
Singh S / o Nandram 

676/3 


Bagatbai D / o Bhuvan Karulal 

Garwarlal Rameshlal Shankarlal 


Suganbai Leelabai Sopatbai D / o 
Bhuvan 

677/2 


Ratansingh S / o Ramchandra 
678/4 


Government 

694/3 


Government 


695 


Mohanbai widow Uda Banshilal 
Jagdish S / o Uda 

696/1/1 


Mohanbai widow Uda Banshilal 
Jagdish S / o Uda 

696/1/3 


Ramesh S / o Raghu 
696/2/1/1 


Ramesh S / o Raghu 
696/2/1/3 


Nanuram S / o Raghu 
696/2/2/1 


Nanuram S / o Raghu 
696/2/2/3 

Varada S / o amra 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


30 


31 


32 697/3 


33 708/1/1 


34 708/2 


36 


35 709/1/1 


39 


696/3/3 


37 709/2 


40 


697/1 


38 710/1 


41 


42 


43 


44 


709/1/3 


46 


719 


720/1 


721/1 


Village : Tarnod 


1202 


666 


668 


45 669 


700 / min - 2 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Non Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


TOTAL 


0.04 


0.1 


0.21 


0.1 


0.2 


0.14 


0.24 


0.05 


0.25 


0.11 


0.05 


0.05 


0.1 


0.009 


0.01 


0.01 


0.01 


5.666 


696/3/1 

Varada S / o amra 

696/3/3 


Dayaram S / o Bhagwan 
697/1 


Dayaram S / o Bhagwan 
697/3 


Shripal Singh S / o Gopal Singh 
708/1/1 


Dashrath Singh S / o Gopal Singh 
708/2 


Madan Singh S / o Bhagwan Singh 
709/1/1 


Madan Singh S / o Bhagwan Singh 
709/1/3 


Santoshkunwar Vidyakunwar S / o 
Bhagwansingh 


709/2 

Suraj S / o shankar 
710/1 


Government 


719 


Jumanabai W / o Yusuf Ali 

720/1 


Ranglal S / o Dulanath 

721/1 


Kalu S / o Rehman and Kalla Dhapu 
Raisa D / o Rehman 

1202 


Gordhan Singh S / o Kalusinh Jati 
Sondhia Rajput Niwasi Tarnod 
666 


Gopal Singh S / o Tofan Singh Jati 
Sondhia Rajput Niwasi Tarnod 
668 


Kalu singh S / o Bhagwan Singh Jati 
Sondhiya Rajput Niwasi Tarnod 
669 


Karanbai widow Kansingh Kalusingh 
S / o Kansingh Jati Sondhiya Rajput 
Niwasi Tarnod 

700/2 


[ F. No. NHAIPIU \ Ujjain \ LA Notification \ 2019 \ 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


9 


Digitally signed by MANOJ 
KUMARVERMA 
Date . 2023.01 27 1624.51 +05 : 30 


